निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार, 5 अप्रील 2010 


( सं० पटना 222 ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

27 मार्च 2010 
सं0 3 / स्था०मू०कोटि0 - 1008 / 2010 - 100( 3) – रा० — विभागीय संकल्प संख्या - 96( 3) / रा० , दिनांक 26 मार्च 
2010 को आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया जाता है : 

1. कंडिका - 3 के अंतिम पारा की पंक्तियाँ "120 पद प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पद के रूप में निम्न 
प्रकार से पद सृजन करने का प्रस्ताव है जिसमें मंत्रिपरिषद् की सैद्धांतिक सहमति आवश्यक है " विलोपित समझी 
जायें तथा इनके स्थान पर निम्न पक्तियाँ प्रतिस्थापित समझी जायें : 
____ "120 पद प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पद के रूप में निम्न रूप से सृजित किया जाता है । 

अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पदों का सृजन 
क्र०स० पदनाम 

| पदों की संख्या । अनुमानित वार्षिक व्यय 
अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में स्वीकृत बल 801 

120 

3,67 ,84,800 
का 15 प्रतिशत 


2. कंडिका - 5 की उप - कंडिका (i) के पूर्व निम्न कंडिकाओं को अंतःस्थापित समझा जाय : 

( क ) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड से अंतरिम / कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अंचल अधिकारी एवं 
समकक्ष ग्रेड के पद पर स्थानापन्न प्रभार दिया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अप्रील 2010 


( ख ) ग्रामीण विकास विभाग , बिहार सरकार के स्तर से तैयार विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय कर्मियों के 
अनुमोदित पैनल से कर्मियों को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में अंतरिम कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापन 
किया जाएगा । 

3. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय , गुलजारबाग, पटना को संबोधित ज्ञापांक की कंडिका - 2 में अधिसूचना के 


स्थान पर संकल्प पढ़ा जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 222 - 571 + 250 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


